. 
. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1162 राँची , बुधवार , 


26 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 दिसम्बर , 2018 


संख्या - 4/ स्था पद०-02-04/ 2015 का .- 9016 -- श्री राम नारायण राम, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 563/ 03, गृह जिला- रोहतास), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक 
उप निदेशक, जनजातीय कल्याण एवं कार्यक्रम आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था पद०- 02 -04/ 2015 का.- 9017-- श्री प्रभात कुमार बरदियार , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 800 /03, गृह जिला- राँची), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक उप 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह - उप सचिव , मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था०पद०-02-04/2015 का .-9018-- श्रीमती श्वेता वेद , झा०प्र०से०( तृतीय बैच , गृह 
जिला- भागलपुर , बिहार), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 दिसम्बर 2018 


II. श्रीमती वेद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् राँची जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है 


संख्या - 4/ स्था पद० -02-04 /2015 का .- 9019 -- श्री प्रवीण रोहित कुजूर , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , 
गृह जिला- राँची ), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् बोकारो जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ स्था०पद०-02-04/ 2015 का .- 9020-- श्रीमती रजनी रेजीना इन्दवार , झा०प्र०से० 
( तृतीय बैच , गृह जिला- राँची), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्रीमती इन्दवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् रामगढ़ 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ स्था पद० - 02-04/ 2015 का .- 9021-- श्री राकेश रंजन उराँव , झा०प्र०से० (पंचम बैच, 
गृह जिला - लोहरदगा), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, राँची सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री उराँव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् राँची सदर के लिए 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4/ स्था०पद०-02-04/2015 का .- 9022 -- श्री अभय कुमार झा , झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- सहरसा , बिहार ), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को कार्यपालक पदाधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या- 4/ स्था०पद०-02 -04/ 2015 का .- 9023-- श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- पटना), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्रीमती ब्रजलता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् गिरिडीह 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 दिसम्बर 2018 


w 


संख्या- 4/ स्था पद०-02-04/ 2015 का .- 9024-- मो० सहजाद परवेज, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- हजारीबाग), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II . मो0 सहजाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गढ़वा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ स्था०पद०-02-04/ 2015 का .- 9025-- सुश्री मिनाक्षी भगत , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला - लोहरदगा), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II . सुश्री भगत को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् देवघर जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ स्था०पद०- 02 -04/ 2015 का.- 9026 -- श्री विनीत कुमार, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह 
जिला- लखीसराय, बिहार), योगदान की प्रत्याशा में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को कार्यपालक पदाधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को 
सौंपी जाती है। 


संख्या - 4/ स्था०पद०-02-04/2015 का .- 9027-- श्री सत्यम कुमार , झा०प्र०से० (पंचम बैच , गृह 
जिला- औरंगाबाद ), योगदान की प्रत्याशा में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को कार्यपालक पदाधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1162 -- 50 


